निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 49 ) पटना, सोमवार , 14 जनवरी 2019 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा) 


अधिसूचना 

11 जनवरी 2019 
सं० कारा / स्था०( अधी०) 01 - 16 / 18 - 358 — गृह विभाग ( कारा) की अधिसूचना संख्या - 91110 दिनांक 
26 .12.2018 द्वारा बिहार कारा सेवा में नवनियुक्त निम्नांकित परीक्ष्यमान काराधीक्षकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ - 4 
में अंकित तिथि से कारा निरीक्षणालय में योगदान स्वीकृत किया जाता है: 


क्र0सं0 


2 


। 


पदाधिकारियों का नाम 

2 
श्री ओम प्रकाश शांतिभूषण 
___ श्री अभय प्रताप सिंह 

श्री अमर शक्ति 
___ श्री दीपक कुमार 
श्री सुजीत कुमार राय 
श्री ओंकार दत्त तिवारी 
श्री प्रशांत कुमार ओझा 
श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह 

श्री अजीत कुमार 
श्रीमती किरण निधि 
सुश्री स्नेह लता 
श्री गौरव कृष्ण 
श्री राजीव कुमार 
श्री उदय कुमार 


गृह जिला 

3 

नालंदा 
गोरखपुर ( उत्तर प्रदेश ) 

पटना 
मुजफ्फरपुर 

पटना 
कैमूर ( भभुआ) 

सीवान 
पटना 

गया 
भागलपुर 
जहानाबाद 

पटना 
भोजपुर ( आरा) 

अररिया 


योगदान की तिथि 

4 
31. 12. 2018 (पूर्वाह्न) । 
26. 12. 2018 ( पूर्वाह्न) 
31. 12. 2018 ( पूर्वाह्न) 
26. 12. 2018 (पूर्वाहन ) 
26. 12. 2018 ( पूर्वाह्न) 
28.12.2018 (पूर्वाह्न) 
26.12. 2018 ( पूर्वाहन ) 
28. 12. 2018 (पूर्वाह्न) 
31. 12. 2018 (अपराह्न) 
31.12. 2018 ( पूर्वाह्न) 
04.01. 2019 ( पूर्वाह्न) 
26.12. 2018 (अपराह्न) 
26. 12.2018 (पूर्वाह्न) 
11.01.2019 (पूर्वाह्न) 


। 


11 


12 


बिहार गजट ( असाधारण) , 14 जनवरी 2019 


2. चूँकि उपर्युक्त परीक्ष्यमान काराधीक्षकों की नियुक्ति राज्य के काराओं के लिए कुल स्वीकृत बल के अधीन 
की गई है तथा उनका नियमित पदस्थापन उनके प्रशिक्षणोपरांत की जानी है , अतः संबंधित परीक्ष्यमान काराधीक्षकों के 
वेतनादि की निकासी केन्द्रीयकृत रूप से कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय , बिहार , पटना द्वारा किये जाने की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

वेतन विपत्र पर इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा कि उक्त परीक्ष्यमान काराधीक्षकों की 
नियुक्ति राज्य के काराधीक्षकों के कुल स्वीकृत बल के अन्तर्गत की गयी है । 

वेतन राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष - 2056 - जेल ( गैर योजना), लघु शीर्ष - 001 -निदेशन एवं प्रशासन, 
उपशीर्ष - 0001 - जेल निरीक्षणालय एवं विपत्र कोड सं0 - 22 - 2056000010001 माँग संख्या - 22 से की जाएगी, जिसके 
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक कारा महानिरीक्षक ( मु०), बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी 
उक्त भुगतान संबंधित परीक्ष्यमान काराधीक्षकों के वेतन पुर्जा के आधार पर करेंगे । 

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 05 दिनांक 01.01.2019 द्वारा बिहार कारा सेवा के नवनियुक्त परीक्ष्यमान 
काराधीक्षकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं समयावधि निर्धारित है । साथ ही सभी नवनियुक्त परीक्ष्यमान 
काराधीक्षकों को सांस्थिक प्रशिक्षण बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर में दिया जाना है । उक्त के आलोक 
में सभी नवनियुक्त काराधीक्षकों को बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 15. 01. 2019 
से संलग्न किया जाता है । 

4. निदेशक , बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान , हाजीपुर निर्धारित पाठ्यक्रम एवं अवधि के अनुसार सभी 
नवनियुक्त काराधीक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह०) अस्पष्ट , 
उप - सचिव - सह - उप निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 49 - 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


